निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 414 ) 


28 श्रावण 1933 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 19 अगस्त 2011 


सं0 प्र2 / बोर्ड पुर्न सं0 - 31 / 2008 - 3698 

ऊर्जा विभाग 


। 


। 


स्कल्प 

18 अगस्त 2011 
विषयः — विद्युत अधिनियम , 2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का कंपनी एक्ट , 1956 के 

अनुसार पूर्व में अधिसूचित आठ कंपनियों के बदले पाँच कंपनियों में पुनर्गठन पर स्वीकृति प्रदान करने के 
संबंध में । 

विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान के अनुपालन में ऊर्जा विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 218, दिनांक 
31 जनवरी 2006, 733, दिनांक 07 मार्च 2006 एवं 3056 , दिनांक 02 अगस्त 2006 द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड 
का पुनर्गठन निम्नलिखित आठ कंपनियों में किया गया था । 

( 1 ) बिहार राज्य विद्युत कंपनी ( होल्डिंग कंपनी) - मुख्यालय, पटना 
( 2 ) बिहार राज्य उत्पादन कंपनी 

- मुख्यालय , पटना 
बिहार राज्य संचरण कंपनी 

मुख्यालय, पटना 
( 4 ) पटना विद्युत आपूर्ति कंपनी 

- मुख्यालय, पटना 
( 5) दक्षिण बिहार विद्युत आपूर्ति कंपनी 

मुख्यालय, गया 
( 6 ) उत्तर बिहार विद्युत आपूर्ति कंपनी 

- मुख्यालय , मुजफ्फरपुर 
( 7) पूर्वोत्तर बिहार विद्युत आपूर्ति कंपनी 

- मुख्यालय, भागलपुर 
( 8 ) कोशी प्रक्षेत्र विद्युत आपूर्ति कंपनी 

- मुख्यालय, सहरसा । 
तत्पश्चात् विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधान के अंतर्गत पुनर्गठित बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के आठ ( 8 ) 
कंपनियों के निदेशक मंडल के गठन एवं कंपनी एक्ट 1956 के अनुसार कंपनियों के शेयरों को शेयरधारकों में 
आवंटित करने की स्वीकृति राज्यादेश संख्या 4137, दिनांक 03 अक्तूबर 2007 द्वारा प्रदान करते हुए सभी आठ 
कंपनियों का पंजीकरण किया गया । 

2. ऊर्जा विभाग, बिहार से संबंधित कार्यों की समीक्षा के क्रम में यह मत गठित हुआ कि बिहार राज्य 
विद्युत बोर्ड को पुनर्गठित कर आठ कंपनियों में विभक्त करने के निर्णय को संशोधित कर वितरण कार्य हेतु बनाये 
गए पांच कंपनियों के बदले मात्र दो कंपनी ( उत्तर एवं दक्षिण बिहार के लिए ) का ही गठन / संचालन किया जाए । 

3. उपर्युक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अन्तर्गत बिहार राज्य 
विद्युत बोर्ड का कंपनी एक्ट , 1956 के अनुसार पूर्व में अधिसूचित आठ कंपनियों में पुनर्गठन के बदले निम्नलिखित 


। 


पा 


। 


बिहार गजट ( असाधारण ), 19 अगस्त 2011 
पाँच कंपनियों के गठन / संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है । साथ ही अन्य कतिपय बिन्दुओं पर कार्रवाई करने 
का निर्णय लिया गया है । 

( क ) (1) बिहार राज्य विद्युत कंपनी ( होल्डिंग कंपनी) – मुख्यालय पटना । 
यह कंपनी बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन की प्रक्रिया के दौरान होल्डिंग कंपनी के रूप में कार्य 

करेगी और नवगठित होने वाले कंपनियों के बीच सामंजस्य बनाये रखेगी एवं पुनर्गठित स्वरूप 
देने में सभी व्यवस्था को कोऑर्डिनेट करेगी । साथ ही जिन कार्यों को अन्य कंपनियों को 
आवंटित नहीं किया गया है, उन्हें होल्डिंग कंपनी द्वारा अपने स्तर पर संचालित किया जायगा 

अथवा अन्य कंपनियों के बीच आवंटित की जाएगी । 
( 2 ) बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी – मुख्यालय पटना । 
इस कंपनी के तहत बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का बरौनी थर्मल पावर स्टेशन , joint venture के 

तहत् उत्पादन कंपनियां जिसमें बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का निवेश है एवं भविष्य में स्थापित होने 

वाले थर्मल पावर स्टेशन होंगे । 
( 3 ) बिहार राज्य संचरण कंपनी – मुख्यालय पटना । 
इस कंपनी के तहत बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के संचरण प्रणाली से संबंधित मुख्यालय स्थित संरचना 

एवं क्षेत्रीय स्तर के ट्रांसमिशन जोन होंगे । 
( 4) दक्षिण बिहार विद्युत आपूर्ति कंपनी – मुख्यालय पटना । 
इस कंपनी में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के मगध विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, पेसू विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, पटना 

विद्युत आपूर्ति क्षेत्र एवं भागलपुर विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के सभी अंचल यथा पेसू (पूर्वी), पेसू 
( पश्चिमी), पटना , नालंदा, भोजपुर, गया, सासाराम, मुंगेर, भागलपुर विद्युत आपूर्ति अंचल 
सम्मिलित होंगे । उपर्युक्त क्षेत्रों में स्थापित तकनीकी सेवा प्रमंडल , पोल इकाई, सुरक्षा इकाई एवं 

असैनिक प्रमंडल इस कंपनी के तहत होंगे । 
( 5 ) उत्तर बिहार विद्युत आपूर्ति कंपनी – मुख्यालय पटना । 
इस कंपनी में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के तिरहुत विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, मिथिला विद्युत आपूर्ति क्षेत्र एवं 

कोशी विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के सभी अंचल, यथा मोतिहारी, छपरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर , 
पूर्णिया एवं सहरसा विद्युत आपूर्ति अंचल सम्मिलित होंगे । उपर्युक्त क्षेत्रों में स्थापित तकनीकी 

सेवा प्रमंडल , पोल इकाई, सुरक्षा इकाई एवं असैनिक प्रमंडल इस कंपनी के तहत होंगे । 
( ख ) बोर्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा पुनर्गठन के पश्चात् सभी नई इकाइयों में बरकरार 

रहेगी एवं उनकी सेवा शर्तों को वर्तमान सेवा शर्तों से न्यूनतर नहीं किया जाएगा । कंपनी यदि 

सेवा शर्तों को पूरा नहीं करती है तो उस स्थिति में सरकार उन सुविधाओं को सुनिश्चित करने 

__ हेतु गारंटी देगी । 
( ग ) पॉवर फाईनान्स कारपोरेशन नई दिल्ली, जिन्हें बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन हेतु राज्य सरकार 

द्वारा परामर्शी नियुक्त किया गया था , के द्वारा पुनर्गठन संबंधी पूर्व में समर्पित प्रतिवेदन को 
ट्रान्सफर स्कीम की अधिसूचित तिथि तक अपडेट करने एवं उपर्युक्त प्रस्तावों के आधार पर 
संशोधन करने का निर्देश दिया जाए । इस कार्य पर होनेवाले खर्च का वहन राज्य सरकार के 

द्वारा किया जाएगा । 
( घ ) ऊर्जा विभाग , बिहार के संकल्प संख्या 3056, दिनांक 2 अगस्त , 2006 ( सह – पठित ऊर्जा विभाग की 

संकल्प संख्या 218, दिनांक 31 जनवरी, 2006 एवं 733 , दिनांक 7 मार्च, 2006 ) को उपर्युक्त 
कंडिका 9 ( क ) एवं ( ख ) के अनुरूप संशोधित समझा जाए । साथ ही नई कंपनियों के पंजीकरण 

हेतु निदेशक मंडल का गठन एवं शेयरधारक बनाने की कार्रवाई की जायगी । 
4. ट्रान्सफर स्कीम के अधिसूचित होने की तिथि से ही बोर्ड के संपत्तियों एवं दायित्वों का हस्तान्तरण राज्य 
सरकार को हो जाएगा एवं तत्पश्चात् उनका हस्तान्तरण संबंधित प्रस्तावित कंपनियों को राज्य सरकार द्वारा कर 
दिया जाएगा । 
आदेश : — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी 
हेतु प्रकाशित किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

शम्भु नाथ मिश्र, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 414 -571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


